निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 चैत्र 1943 ( श ० ) 
( सं ० पटना 305 ) पटना , मंगलवार , 13 अप्रील 2021 


कला , संस्कृति एवं युवा विभाग 


अधिसूचना 

12 अप्रील 2021 
सं ० 5 पुरा / सु.1-01 / 2016-13 - कला , संस्कृति एवं युवा विभाग ( पुरातत्व निदेशालय ) की अधिसूचना 
संख्या -169 , दिनांक 18.06.2020 द्वारा उक्त अधिसूचना कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट पुरातात्विक स्थलों / स्मारकों को 
" बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल , अवशेष तथा कलानिधि अधिनियम , 1976 " की धारा– ( 3 ) की उपधारा– ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल संलग्न अनुसूची के दूसरे स्तम्भ में उल्लिखित लखीसराय 
जिलान्तर्गत रामगढ़ चौक प्रखण्ड के नोनगढ़ स्मारक / पुरातात्विक स्थल उक्त प्रावधान के अंतर्गत अधिसूचित कर दिया 
गया था , जिसकी एक प्रति उक्त प्राचीन स्मारक / पुरातात्विक स्थलों एवं अवशेष के निकट स्पष्ट रूप से द्रष्टव्य स्थल 
पर चिपका दी गई थी तथा इसके लिए दो माह की अवधि के अन्दर आपात्ति अथवा सुझाव आमंत्रित किए गये थे । 

जनता को उपलब्ध कराई गई उक्त अधिसूचना के विरूद्ध किसी स्थान से कोई भी आपात्ति प्राप्त नहीं हुई है । 
सम्यक विचारोपरांत ऊपर वर्णित पुरास्थलों / स्मारकों को सुरक्षित घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया है । 

अतएव एतद् द्वारा राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा– ( 3 ) की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट लखीसराय जिलान्तर्गत रामगढ़चौक प्रखण्ड के नोनगढ़ स्मारक / 
पुरातात्विक स्थल / अवशेष को पुरातात्विक स्थल के रूप में सुरक्षित घोषित करती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

करूणा कुमारी , 
अपर सचिव - सह - निदेशक , पुरातत्व , बिहार | 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 13 अप्रील 2021 


fcglj I jdlj } liki gfk ? H6k fd ; st kusky si Iphu Leljd @ gh Rod Lily 

@vo ' lék dhjkt Lo fooj.In 
iſhlay @ vo ' lek 

[ krk [ ksjk jd ok ploh tehu dh 
Leljd dk 

dN- @ M 

fd Le 
ule 
1 2 3 4 5 6 7 

8 
नोनगढ़ मिट्टी 

541 

44 उ0- महावीर साव | गैरमजरूआ 
टिल्हा 

द0- रास्ता 

आम 
पू०- देवी स्थान 
प ० – रामरतन 

पासवान 
ग्राम मौजा प्रखंड थाना 

थाना नं ० 

जिला 

अभ्युक्ति 


1 


296 


6 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


नोनगढ 


नोनगढ 


रामगढचौक | तेतरहट 


186 


लखीसराय 


करूणा कुमारी , 
अपर सचिव - सह - निदेशक , पुरातत्व , बिहार । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 305-57 1 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


